राजस्ट्री सं . डो . ( डी . एन . ) - 13 


REGISTERED NO . R . COM 


AAAE 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- - 


-- --- -- - - 
मं० 38 ] 

No. 38] 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
- - - - - - - - 

नई दिल्ली , शनिवार, अक्तूबर 5, 1985/ आश्विन 13, 1907 
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 5 , 1985 /ASVINA 13, 1907 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - 


-- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 


- 


- 


Separate Paging is given to tui , Part in order that itnybo filed as a 

separato compilation 
- - - - -- - - - - - - - ---- - - -- -- - - - --- - - 

भाग II -- -- खण्ड IV 
PART II - Section IV 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक निगम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


जनरल आफिसर कमांडिंग -इन - चीफ , मेट्रल कमांड की मार्फत 
प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 


रक्षा मन्त्रालय 


नई दिल्ली , 19 सितम्बर , 1985 


प्राम्प नियम 


1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -- ( 1 ) इन नियमो का 

संक्षिप्त नाम रुड़की छावनी (बार्डों में विभाजन ) 

नियम , 1985 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होगे । . 


का . नि . आ . 21 -- रूड़की छावनी में निर्वाचन करवाने 
के लिए उक्त छावनी के वार्डों में विभाजित का विनियमन 
करने के लिए और प्रत्येक बार्ड से निर्धारित किए जाने वाले 
सदस्यों की संख्या का अवधारण करने के लिए नियमो का 
निम्नलिखित प्रारुप जिन्हें केन्द्रीय सरकार , छावनी अधिनियम , 
1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 31 के खण्ड ( क ) और 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना 
चाहती है , उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियो 
की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है , जिसके उसमे 
प्रभावित होने की संभावना है , और इसके द्वारा सूचना दी 
जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र 
में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन पर या उसके पश्चात 
विचार किया जाएगा । 


2 . छावनी का बाड़ों में विभाजन - - छावनी बोर्ड में 
छावनी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ससकी छावनी को 
निम्नलिखित वार्डों में विभाजित किया जाएगा । 


वार्ड स . 1 
वार्ड सं 2 
बार्ड सं 3 
वार्ड स . 4 
वार्ड सं . 5 


किसी ऐसे आक्षेप या सुझावों पर जो उक्त प्रारुप की 
बाबत किसी व्यक्ति से , ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, 


3. वार्डों की सोमा . .- वार्डी की सीमाए इन नियम । 
की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी । 


828 GI/ 85 


( 377) 


378 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 5 , 1985 /ASVINA 13 , 1907 


[ PART II - SEC. 4 ] 


. 


... . 


. 


hd 


4. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या : - - 
प्रत्येक वार्ड में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 
नीचे रथ. दमित होगी - , 


वार्ड सं . 1 
वार्ड सं . 2 
वार्ड सं . 3 
वार्ड सं . 4 
वार्ड सं . 5 


साथ - साथ , पूर्व - दक्षिण दिशा में आर . ए . बाजार सीमा 
स्तम्भ सं . 1 तक जाती है जहां से यह दक्षिण दिशा में 
महती है और आर . ए . बाजार सीमा स्तम्भ सं . 2 से 
मिलती है तब आर . ए . बाजार को घेरते हुए, पश्चिम 
दिशा में , मस्जिद मार्ग तक जाती है , वहां से वह उत्तर दिशा 
में मरती है और मस्जिद मार्ग के साथ -साथ मस्जिद मार्ग 
लढोरा मार्ग के जंकशन बिन्दु तक , जहां से यह आरम्भ 
हुई थी जाती है । 


अनुसूची 


( नियम 3 देखिए ) 


वार्ड सं . 

इम वाई की सीमा आर . ए . बाजार सीमा स्तम्भ सं . 
1 और पूर्व-दक्षिण दिशा में लंढोरा मार्ग के साथ - साथ और 
छावनी सीमा स्तम्भ स . 18 तक जाती है , तब दक्षिण में 
मटकर छावनी सीमा स्तम्भ सं . 17 तक जाती है , वहां 
से सीमा पश्चिम में छावनी सीमा स्तम्भ सं . 16, 15 
को स्पर्श करते हुए मरती है, और छावनी सीमा स्तम्भ सं . 
14 तक रेल लाइन के साथ - साथ जाती है , जहां से उत्तर 
में मइकर यह मेरठ मार्ग के साथ - साथ छावनी सीमा स्तम्भ 
मं . 13 को स्पर्श करते हुए जाती है, और आर . ए . बाजार 
सीमा स्तम्भ सं . 3 तक जाती है , वहां से यह पूर्व की ओर 
जाती है और आर . ए . बाजार सीमा स्तम्भ सं . 2 तक 
जाती है और वहां से यह उत्तर में , आर . ए . बाजार 
सीमा स्तम्भ सं . 1, जहां से यह आरम्भ हुई थी , जाती है । 
थाई सं . 


कार्यों की सीमा :------ 
बाई सं . 1 

इस बार की मीमा , छावनी सीमा स्तम्भ सं . 5 में 
आरम हाती है और छावनी सीमा स्तम्भ सं . : तक पूर्व . 
दिशा में जाती , तब छावनी म्नम्भ सं . 12 तक मेरठ 
मार्ग के साथ -साथ दक्षिण दिशा में मुद्रती है , जब सीमा 
छावनी सीमा स्तम्भ सं . 11 तक दक्षिण दिशा में जाती 
है , वहां से पीना , पश्चिम दिशा में , रेल लाइन के माथ-साथ 
छावनी सीमा स्तम्भ मं . 10 और 9 को स्पर्श करते हुए, 
छावनी सीमा स्तम्भ सं . 8 तफ मुड़ती है , और तब उत्तर 
दिशा में मढ़ती है और छावनी सीमा स्तम्भ मं . 7 और 6 
में से होती हई , छावनी सीमा स्तम्भ सं . से मिलती है 
जहां से यह आरम्भ होती है । 
वार्ड सं . 2 

इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा स्तम्भ में . 4 में 
आरम्भ होती है, पूर्व दिशा में विश्वविद्यालय मार्ग के साथ 
साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं . 3 को स्पर्श करते हए, विश्व 
विद्यालय मार्ग और बाजार मार्ग के चौराहे तक जाती है , 
जहां से सीमा दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर बाजार मार्ग 
के साथ- साथ पूर्व दिशा में मुड़ती है , सर्वत्र मार्ग और स्टेशन 
मार्ग के चौराहे तक जाती है और फिर दक्षिण दिशा में 
सर्वत्र मार्ग के साथ -साथ लंठीरा के जंकशन तक मुद्दती है , 
वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ते हुए, लंडोरा मार्ग के 
साथ -साथ , मस्जिद मार्ग के जंकशन तक , आर. ए . बाजार 
सीमा स्तम्भ सं . 9 को स्पर्श करते हए जाती है तब दक्षिण 
पश्चिम दिशा में मुड़कर सीमा मस्जिद मार्ग के साथ-साथ , 
आर . ए बाजार की सीमा तक जाती है , जहां से सीमा , 
पश्चिम दिशा में मड़ती है और मेरठ मार्ग के साथ - साथ 
छावनी सीमा स्तम्भ सं . 4 तक जहाँ से यह आरम्भ हुए 
थी जाती है । 
वार्ड सं . 3 


इस बाई की मीमा , बाजार मार्ग और विश्व विद्यालय 
मार्ग के जंकशन से आरम्भ होती है और पूर्व दिशा में , 
विश्वविद्यालय मार्ग के साथ- साथ , छावनी सीमा स्तम्भ सं . 
2 को स्पर्ण करते हुए, छावनी सीमा स्तम्भ सं . 1 तक 
जाती है , वहां से , उत्तर-पूर्व दिलशा में मुड़ती है, और 
छावनी सीमा के साथ -साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं . 32 को 
स्पर्श करते हाए जाती है , और दक्षिण पूर्व दिशा में मड़कर 
छावनी नीमा स्तम्भ सं . 31 को स्पर्श करते हुए , छावनी 
मीमा स्तम्भ सं . 30 तक जाती है, वहां से , सीमा दक्षिण 
दिशा में मुहकर छावनी सीमा स्तम्भ स . 29 तक जाती 
है , वहां से पश्चिम दिशा में , छावनी सीमा स्तम्भ सं . 28 
को स्पर्श करते हए और तब दक्षिण दिशा में मुड़कर छावनी 
सीमा रेखा के साथ -साथ छावनी सीमा रेखा के साथ- साथ 
छावनी सीमा स्तम्भ सं . 27 को स्पर्ण करते हए आती है , 
और छावनी सीमा स्तम्भ सं . 26 तक मिलती है, वहां 
से यह पश्चिम दिशा में छावनी सीमा स्तम्भ सं . 25 को 
स्पर्ण करते हुए, छावनी सीमा स्तम्भ सं . 24 तक जाती 
है, दक्षिण दिशा में मुड़कर छावनी सीमा स्तम्भ सं 23 
को स्पर्श करते हुए छावनी सीमा स्तम्भ सं . 22 तक जाती 
है , वहां उसके बाद , पश्चिम दिशा में मुड़ती है , और रेल 
लाइन के साथ -साथ , छावनी सीमा स्तम्भ सं , 21, 20 , 
19, 18 और 17 को छूते हुए चली जाती है, और तब 


इस वार्ड की सीमा , मस्जिद मार्ग और लंढोरा मार्ग 
के जंकशन से आरम्भ होती है , वहा से लंढोग मार्ग के 


379 


[fur II - 


4 ] 


HTT 9 7795 : 9486 5, 1985 /Fifa 13, 1907 


SCHEDULE 


(Boundary of Ward - See rule - 3) 


ग्रिगेड मार्ग के साथ-साथ पश्चिम उत्तर दिशा में लंढोरा 
मार्ग सर्वत्र मार्ग जंकशन तक जाती है , तब उत्तर दिशा में 
मइकर सर्वत्र मार्ग के साथ - साथ नर्सरी स्फल के निकट सर्वत्र 
माग और स्टेशन मार्ग के चौराहे तक जाती है तब पश्चिम 
दिशा में मुड़कर स्टेशन मार्ग के साथ- साथ स्टेशन मार्ग 
के जंकशन तक गरूद्वारे के निकट को जाती है , और तब 
उत्तर दिशा में मड़कर बाजार मार्ग के साथ - साथ , बाजार 
मार्ग और विश्वविद्यालय मार्ग के जंकशन तक , जहां मे यह 
37TTFH off, Jitar 
[15167 FOTT-29/23/24 ./ 7 . 781. /85- 4916 -67 (94 

Tus eft .) ] 


WARD NO . 1- The boundary of this ward starts from 
Cantonment Boundary Pillar No . 5 ilion runs in cust direc 
tion upto Cantonment Boundary Pillar No . 4 , then turns 
ja solith direction along Mecrut Road upto Cantontient 
Pillar No , 12 then Boundary runs in south direction upto 
Cantonment Boundary Pillar No . 11 from where the Bound 
ary turns to west direction along Railway lino vuchiog Can 
lonment Boundary Pillar Nos. 10 und 9 upto Cantonment 
Boundary Pillar No. 8 and then turns in north direction and 
passing through the Cantonmnet Boundary Pillar No. 7 und 
6 juins Cantonment Boundary Pillar No . 5 from where it 
started . 


करतार सिह , अवर सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 19th Septomber , 1985 
S . R . O . 216 . — The following draft of Rules regulating the 
division of Roorkee Cantonment into wards for the purpose 
of holding elections in Roorkee Cantonment and determina 
tion of the number of members to be elected by each ward , 
which the Central Government propose to make , in exercise 
of the powers conferred by clause ( a ) and ( b ) of Section 31 
of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924 ) is hereby published 
as required by the spd section , for the information of all 
persons likely to be effected thereby; and notice is hereby 
given that the said draft will be taken into consideration ou 
or after the sixtieth day from the date of publication of 
this notification , 


WARD NO . 11. — The Boundary of this ward starts from 
Cantonment Boundary Pillar No. 4 runs in cast direction 
along University Road upto the crossing of University Road 
ind Bazar Roud touching Cantonment Boundary Pillar No. 
3 then turns in the south direction and runs along Bazar 
Road upto Gurdwara , from where the Boundary turns to 
tast direction along Station Road upto the crossing of Surva 
tra Marg and Station Roud and then turns in youth direction 
ulong Sarvatra Marg upto the junction of Landhoura Road 
thence turning in the north west direction the Boundary runs 
along Landhoura Road upto the junction of Mosque Road 
touching R . A . Bazar Boundary Pillar No . 9 then turning in 
a south west direction the Boundary ruing along Mosque Road 
pussing through R . A . Bazar upto the Boundary of R . A . 
Bazar from where the Boundary turns in a west direction and 
meets with Meerut Road froin , where it turns in tlie north 
direction runs alony Mcerut Road upto the Cantonment 
Boundary Pillar No. 4 from where it started . 


WARD NO . III. - The boundary of this ward starts from 
the junction of Mosque Road hd Landhouſa Road thence 
runs in thc cast south direction along Lanchoura Road upto 
R . A . Bizar Boundary Pillar No. 1 froin where it turns in 
south direction and joins R . A . Bazar Boundary Pillar No . 2 
then Bounding RA , Bazar it turns in west direction unte 
Mosque Road from where it turns in north direction and 
TUDS along Mosque Road upto the junction point of Mosque 
Road and Landhoura Road from where it started . 


Any objections or suggesions which may be received from 
any person through the General Officer Commanding Chiel , 
Central Command , with respect to the said draſt before 
the date specified above will be considered by the Central 
Government. 


DRAFT RULES 


1 . Short title and commencement, - ( 1 ) These Ruleg niay 
be called the Roorkee Cantonment (Division into words) 
Rules , 1985 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazette . 


WARD NO , IV . — The Boundary of this ward starts from 
R . A . Bazar Boundary Pillar No. 1 ind runs in cast south 
direction along Landhoura Road and upto the Cantonment 
Boundary Pillar No. 18 then turns 10 sonth upto Cantoninert 
Boundary Pillar No . 17 , from where the Boundary turn to 
wards west touching Cantonment Boundary Pillar Nog. 16 , 1 .5 
and runs upto the Cantonment Boundary Pillar No . 14 , 
along Railway Line from where it turns to north along 
Meerut Road touching Cantonment Boundary Pillar No . 15 
and runs up to the R . A Mazar Boundary pillar No. 3 
from where it runs towards east and runs upto R . A . Bazar 
Boundary Pillar No. 2 from where it turns to north upto 
R . A . Bazar Boundary Pillar No. 1 from where it started . 


2 . Division of Cantonment into wards. For the purpose 
of election to the Cantonment Board , Roorkee , Cantonmçnt 
shall be divided into the following wards : - - 


Ward No. 1 
Ward No. 1 
Ward No . III 
Ward No. IV and 
Ward No. V 


3 . Boundary of wards. — The boundaries of wards shall be 
As specified in the schedule to these Rules . 


WARD NO V . - The boundary of this ward starts from 
junction of Buzar Road and University Road and runs in 
an east direction on along University Road touching Can 
tonment Boundary Pillar No. 2 upto Cantonment Boundary 
Pillar No. 1 , thence turns in a north cast dirertion it goes 
along the Cantonment Boundary touching Cantonment 
Boundary Pillar No. 32 and turning in a south east direc 
tion touching Cantonment Boundary Pillar No . 31 upto Can 
tonment Boundary Pillar NO . 30 , from where the Boundary 
turns in the south direction upto Cantonment Bound:ury Pil 
lar No. 29 , thence turning in the west direction touching 
Cantonment Boundary Pillar No. 28 then turning in & 
south direction along the Cantonment Boundary line touch 
ing Cantonment Boundary Pillar No. 27 and meets upto 
Cantonment Boundary Pillar No. 26 from where it turns in 
A west direction touching Cantonment Boundary Pillar No. 25 
upto Cantonment Boundary Pillar No. 24 turning in a south 
direction touching Cantonment Roundary Pillar No . 23 upto 
Cantonment Boundary Pillar No. 22, thence turns in a west 
direction running Along Railway linc touching Cantonment 
Boundary Pilar No. 21, 20 19 18 and 17 and then running 
in a west north direction along Brigade Road upto junction 


4 . Number of members to be elected . — The number of 
members to be elected from each of the wards shall be as 
shown below - 

Ward No.II 
Ward No. II I 
Ward No. III 
Ward No. IV I 
Ward No. V 1 


380 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 5, 1985 /ASVINA 13, 1907 


[ PART II - SEC. 4] 


Landhoura Road and Sarvatra Marg then turns in the north 
direction runs along Şurvatra Marg upto the crossing of 
Sarvatra Marg and Station Road near Nursery School then 
turning in a wost direction along Station Road upto junction 
of Station Road near Gurdwara and then turning in a north 
direction along Bazar Road upto junction of Bazar Road and 
University Road from where it started , 


[ F. No. 29/ BIC| L & C [ 8514916 / D( Q & C )] 

KARTAR SINGH, Under Secy. 


को बैठक , संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 
या किसो सवस्य को अध्यक्षता में फिर से 
होगी । " 
[ फाईल सं० सो पा ( जो )/ 1474/ पो सो ] 

एम० सी० जुनेजा , अवर सचिव 
टिप्पणो : -- मूल नियम , सरकारी अधिसूचना रक्षा मंत्रालय 

का . नि . पा . संख्या 299 तारीख 19 नवम्बर 
1981 द्वारा , भारत के राजपत्र , नाग -II 

खंड 4 ताराख 12 दिसम्बर 1981 में , 
पुष्ठ 437 से 142 पर प्रकाशित किए गए 


नई दिल्ली, 11 सितंबर, 1985 
का . नि . पा . 217: -- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 
के परन्तुका द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
नौसेना सिविलयन तकनीकी सहायक ( इलैक्ट्रानिक प्रांकड़े 
प्रक्रमण ) , पर्ती नियम 1981 में संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात : - -- 

], संक्षिप्त नाम और प्रारम् : ( 1 ) इन नियमों का 
मंक्षिप्त नाम नौमेना सिविलियन तकनोको सहायक ( इलेक्ट्रानिक 
प्रांकडे प्रक्रमण ) भर्ती (संशोधन ) नियम 1985 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख को प्रवृत्त होंगे । . 

2. नौसेना सिविलियन तकनीकी सहायक ( इलेक्ट्रानिक 
आंबाडे प्रक्रमण ) जर्ती नियम , 1981 को अनुमचो में , स्तम्" 13 
के नोचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 


New Delhi, the 11th September, 1985 
S. R . O . 217 . - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President here 
by makes the folowing rules to amend the Navy Civilian 
Technical Assistant ( Electronic Data Processing ) Recruitment 
Rules , 1981 , namely : 
___ 1. Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules may 
be called the Navy Civilian Technical Assistant ( Electronic 
Data Processing ) Recruitment ( Amendment ) Rules , 1985 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the oficial Gazette . 


2 . In the Schedule to the Navy Civilian Technical Assistant 
(Electronic Data Processing) Recruitment Rules , 1981, under 
column 13 , for tho existing entry the following entry shall 
be substituted, namely : - - 
" Group B Departmental Promotion Committee 
( 1) Assistant Chief of Personnel ...... . - Chairman 

( Civilian Personnel), Naval Headquarters . 
( 2 ) Joint Director of Civilian Personnel.- Member 

Naval Hcadquarters . 
( 3 ) Deputy Director of Management Services - Member 

Naval Headquarters . 
( 4 ) Under Secretary (D) ( Appts ) - -Member Ministry of 

Defence. 


“पमह " न विगीय प्रोन्नति समिति 
( 1 ) सहायक कामिक प्रमुख 

( सिविलियन कामिक ) नौसेना 
मुख्यालय 

- अध्यक्ष 
( 2 ) संयुक्त निदेशक सिविलियन कार्मिक 
नौसेना मख्यालय 

- सदस्य 
( 3 ) उप निदेशक प्रबंध सेवा नौसेना 
मुख्यालय 

- सदस्य 
( 4 ) अवर सचिव / डा ( नियुक्ति ) रक्षा 
मंत्रालय 

- सदस्य 
टिप्पणी :.. - सोधे " र्ती किए गए व्यक्ति को पुष्टि से 

सम्बन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति का 
कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ 
भेजो जागो। किन्तु , यदि पायोग हानका अनमोदन 
नहीं करता है, तो विगीय प्रोन्नति म मति 


Note : — The proccedings of the Departinental promotion Com 
mittec relating to conſirmation of a direct recruit shall be 
sent to the Comission for approval. However , if these are 
not approved by the Commission a fresh meeting of the De 
partmental Promotion Committee to be presided over by the 
Chairman or a Member of the Union Public Service Com 
mission shall be held ." 

[ F. CP ( G ) / 1474 | PC ] 
M . C . JUNEJA , Under Secy. 


Note : The principal rules were published in the Gazette of 
India , Part II , Section 4 dated 12 December , 1981 at pages 
437 to 442 vide Government notification, Ministry of Defence 
No . SRO 299 dated 19 November 1981. 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - . . . 
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RINO ROAD , NEW DELHI- TT0004 
ANI TUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DEH - 110054 , 1995 


